निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 95 ) 


27 पौष 1935 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 17 जनवरी 2014 


ऊर्जाविभाग 


अधिसूचना 

23 जनवरी 2012 
सं0 प्र02 / बोर्ड वि0 - 07 / 04 / 04 - ऊर्जा विभाग के अधिसूचना 25, दिनांक 10. 09. 10 के क्रम में विद्युत 
अधिनियम 2003 की धारा - 172 की उप - धारा (ए ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, विद्युत 
मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 25 / 20 / 2004 - आर0 एण्ड आर0 दिनांक 13.01. 2012 द्वारा संसूचित सहमति के 
आलोक में एतद् द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उत्तरवर्ती बिहार राज्य के लिए संचरण सेवा संगठन एवं लाईसेंसी 
का कार्य करने के लिए दिनांक 31.12. 2010 के उपरांत अगामी दिनांक 31.12. 2011 तक के लिए तद्नुसार बरकरार 
घोषित करती है । 
आदेश: - अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय । अधिसूचना की प्रतियाँ सभी 
विभाग एवं संबंधित पदाधिकारियों को प्रेषित की जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भु नाथ मिश्र , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 95 -571 +100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


